झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 313 राँची , बुधवार , 


सत्यमेव जयते 


29 आषाढ़ , 1944 ( श ० ) 

20 जुलाई , 2022 ( ई ० ) 


ऊर्जा विभाग 


सार्वजनिक सूचना 

ENR 1413- 

इंडस्ट्रियल एनर्जी लिमिटेड , जिनका पंजीकृत कार्यालय - टाटा पावर कंपनी लिमिटेड कॉरपोरेट सेंटर 
ए 
ब्लॉक 34 संत तुकाराम रोड कार्नैक बन्डर , मुंबई - 400009 पर स्थित है , का उद्देश्य विद्युत के पारेषण के 
लिए विद्युत लाइने बिछाने या विद्युत संयंत्र लगाने के लिए विद्युत अधिनियमय 2003 की धारा 164 के 
तहत सभी शक्तियों को प्रदान करने के लिए या सरकार द्वारा स्थापित किए गए या बनाये रखे गए या 
स्थापित किए जाने वाले या बनाये रखे जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए टेलीग्राफ लाइने बिछाने 
और पोस्ट लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के 
अधिकार के अंतर्गत कामों के समुचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक आवेदन 
करना चाहता है और निम्नलिखित पारेषण योजनाओ के लिए सर्वेक्षण निर्माण , संस्थापन , निरीक्षण , निर्माण 
का कार्य और अन्य कार्य जिसके बाद कमीशन संचालन रख रखाव और अन्य कार्य होंगे , करेगा : 


- 


मैसर्स इंडस्ट्रियल एनर्जी लिमिटेड डोमजुडी , जमशेदपुर झारखंड के 15 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र 
काकनेक्टिविटी सिस्टम 


- 


1. 15 मेगावाट औद्योगिक ऊर्जा लिमिटेड -15 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र डोमजुडी से 33 केवी 
स्विचयार्ड जोजोबेरा जमशेदपुर- 6.5 किमी लगभग 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 जुलाई , 2022 

2. लगभग 6 किमी लाइन एसीएसआर पैंथर कंडक्टर के साथ डी / सी टावरों पर एस / सी के रूप 
में लागू की जाने वाली है और लगभग 0.5 किमी लाइन को आरएसजे पोल्स ( एसीएसआर 
पैंथर कंडक्टर ) और यूजी केबल्स पर एस / सी के रूप में लागू किया जाना है । 

उपरोक्त संचरण परियोजना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 के तहत ऊर्जा विभाग , झारखंड सरकार 
के पत्र संख्या - 02 / नी निवेशक - 03-02 ऊर्जा / 2022-1128 , दिनांक 13.06.2022 द्वारा स्वीकृत है । 
इस योजना के अंतर्गत आने वाली संचरण लाइनें झारखंड के निम्नलिखित गांवों , कस्बों और शहरों के बीच 
ऊपर आसपास से गुजरेंगी 
क्रमांक 

तहसील / तालुक 


2 


1 


2 


3 


4 


5 


ग्राम का नाम 


डोमजुडी 

खैरबनी 


छोटा गोविंदपुर 

खाकरीपारा 

जोजोबेरा 


पोटका 

जमशेदपुर 

जमशेदपुर 

जमशेदपुर 

जमशेदपुर 


जिला 


पूर्वी सिंहभूम 

पूर्वी सिंहभूम 

पूर्वी सिंहभूम 

पूर्वी सिंहभूम 

पूर्वी सिंहभूम 


पर 

मार्ग संरेखण की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है । आम जनता को इस नोटिस के प्रकाशन 
की तारीख से दो महीने के भीतर लिखित रूप में प्रस्तावित ट्रांसमिशन सिस्टम 
अवलोकन / प्रतिनिधित्व / टिप्पणी करने के लिए नोटिस दिया जाता है । अधिक विवरण और स्पष्टीकरण के 
लिए कृपया संपर्क करें : 


जगमित सिंह सिद्धू , पदनाम : - सीईओ , इंडस्ट्रियल एनर्जी लिमिटेड , यूनिट # 5 , टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के 
अंदर , जोजोबेरा , जमशेदपुर , पिन- 831016 , झारखंड मोब . : - 9250008944 
ईमेल : saket@tatapower.com 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार राय , 
अवर सचिव , 

ऊर्जा विभाग , झारखंड , राँची 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 31350 


